रजिस्ट्री संडी एल - 33004 / 99 


RECD . NO . D. L.- 33004/ 99 


- 


समय 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


• असाधारण 

EXTRAORDINARY 
भाग II - बड3 - उप - खण्ड (ii ) 
PARTI - Section 3 - Sub -section ( i ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, रामविवार , चून 30 , 2005 / आषाढ़ 9, 1927 
NEW DELHI , THURSDAY, JUNE 30 , 2005/ ASADHA 9 , 1927 


PAL 


- 


- 


सं. 673 ] 
No. 673 ] 


. 


. 


. . 


R 


. 


12 . . . 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 30 जून , 2005 

( आय - कर ) 
का . आ . 928 ( अ ). - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय - कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, आय - कर अधिनियम , 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय- कर ( उन्नीसवाँ संशोधन ) नियम, 2005 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । . 
2 . आय- कर नियम , 1962 में , 
( अ ) भाग 6 में , 
( क ) नियम 31क को उप -नियम ( 1) के रूप में पुनसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनसंख्यांकित उप -नियम ( 1 ) 

में , 
( i ) " विहित आय - कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति " शब्दों के स्थान पर " महानिदेशक, आय - कर 

( पद्धति ) या महानिदेशक , आय - कर ( पद्धति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति " शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ; 
( i ) " 30 अप्रैल को या उससे पहले " शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर " 15 जून को या उससे पहले " शब्द, अंक 

और अक्षर रखे जाएंगे ; 
( ख ) नियम 31क, में उप - नियम ( 1 ) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत : स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : 

" परंतु सरकार के प्रत्येक कार्यालय में स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के मामले में और प्रत्येक कंपनी के स्रोत 
पर कटौती के लिए उत्तरदायी प्रधान अधिकारी मामले में , कंप्यूटर माध्यम ( 3. 5 " 1.44 एमबी फ्लापी डिस्कैट या 650 एमबी 
धारिता की सीडी - रोम ) में ऐसे तिमाही विवरणी परिदत्त करेगा या कराएगा । 
" परंतु यह और कि पहले परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति स्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी है , यह 
उसके विकल्प पर हो सकेगा कि वह कंप्यूटर माध्यम ( 2. 3 " 1. 44 एमबी फ्लापी डिस्कैट या 650 एमबी धारिता की सीडी 
रोम ) में तिमाही कथन की विवरणी परिदत्त करेगा या कराएगा । " 

" परंतु यह और भी कि नियम 37क में निर्दिष्ट संदाय के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति , नियम 
1973GI/ 2005 


- 
- - 


( ग ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC .3( i)]] 
37क और नियम 37ख के उपबंधों के अनुसरण में तिमाही विवरणी परिदत्त करेगा । " 
नियम 31क में उप -निमय ( 1) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" ( 2 ) स्रोत पर कर कटौती और तिमाही विवरणी तैयार करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति , 
(i) तिमाही विवरणी में अपना कर कटौती या संग्रहण लेखा संख्यांक ( टैन ) और स्थायी लेखा संख्यांक ( पैन ) उत्कथित 

करेगा : 
परंतु स्थायी लेखा संख्यांक की वहां उत्कथित करने की अपेक्षा नहीं होगी जहां सरकार द्वारा या की ओर से कर की कटौती 
की गई है । 
( ii ) ऐसे सभी व्यक्तियों के स्थायी लेखा संख्यांक उत्कथित किये जायेंगे जिनकी आय के संबंध में कर की कटौती की गई 


परंतु ऐसे व्यक्तियों के संबंध में स्थायी लेखा संख्यांक उत्कथित नहीं होंगे जिन पर अधिनियम की धारा 139क की उप - धारा 
( 5ख ) का दूसरा परंतुक लागू हों ; 

( i) केन्द्रीय सरकार को संदत्त किए गए कर के ब्यौरे परिदत्त करेगा । 
( 3 ) स्रोत पर कर कटौती के लिए और कंप्यूटर माध्यम में तिमाही विवरणी तैयार करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति उप-नियम ( 2 ) 

के उपबंधों के अतिरिक्त - .. 
( i) स्रोत पर काटे गए कर की इलैक्ट्रानिक विवरणी फाईल करना स्कीम, 2003 के , प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा अभिहित 

ई - फाईलिंग प्रशासक द्वारा उपबंधित डाटा संरचना के अनुसार प्ररूप सं. 27क में घोषणा द्वारा समर्थित पेपर फार्मेट में 

तिमाही विवरणी तैयार करेगा : 
परंतु कंप्यूटर माध्यम में तिमाही विवरणी को तैयार करने के लिए उपयोग किए गए किसी कम्प्रीशन सॉफ्टवेयर के मामले में 
ऐसे कम्प्रीशन सॉफ्टवेयर को ऐसे कंप्यूटर माध्यम में भी देगा ; 
(ii ) स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम स्थायी खाता संख्यांक, कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक 

और पता , अवधि जिसके लिए विवरणी है और उक्त कंप्यूटर माध्यम का जिल्द संख्यांक जहां उपयोग किए गए ऐसे 

माध्यम के एक से अधिक जिल्द है, में लेवल लगाएगा । " ; 
( घ ) नियम 31कक को उप -नियम ( 1 ) के रूप में पुनसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनसंख्यांकित उप- नियम ( 1 ) में 

" विहित आय - कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति " शब्दों के स्थान पर " महानिदेशक, आय - कर 
( पद्धति ) या महानिदेशक , आय - कर ( पद्धति ) या महानिदेशक, आय - कर ( पद्धति ) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति " शब्द रखे 

जाएंगे ; 
( ङ) नियम 31कक, में उप -नियम ( 1 ) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : 

" परंतु सरकार के प्रत्येक कार्यालय में स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के मामले में और प्रत्येक कंपनी के स्रोत 
पर कटौती के लिए उत्तरदायी प्रधान अधिकारी मामले में , कंप्यूटर माध्यम ( 3. 5 " 1. 44 एमबी फ्लापी डिस्कैट या 650 एमबी 
धारिता की सीडी - रोम ) में ऐसे तिमाही विवरणी परिदत्त करेगा या कराएगा। " 
" परंतु यह और किं पहले परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति स्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी है , यह 
उसके विकल्प पर हो सकेगा कि वह कंप्यूटर माध्यम में ( 2 .3 " 1. 44 एमबी फ्लापी डिस्कैट या 650 एमबी धारिता की 

सीडी - रोम ) में तिमाही कथन की विवरणी परिदत्त करेगा या कराएगा । " 
( च ) नियम 31कक में उप - नियम ( 1 ) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

" ( 2 ) स्रोत पर कर कटौती और तिमाही विवरणी तैयार करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति , 
(i) तिमाही विवरणी में अपना कर कटौती या संग्रहण लेखा संख्यांक ( टैन ) और स्थाीय लेखा संख्यांक ( पैन ) उत्कथित 

करेगा : 
परंतु स्थायी लेखा संख्यांक की वहां उत्कथित करने की अपेक्षा नहीं होगी जहां सरकार द्वारा या की ओर से कर की कटौती 
की गई है । 
(ii ) ऐसे सभी व्यक्तियों के स्थायी लेखा संख्यांक उत्कथित किये जायेंगे जिनकी आय के संबंध में कर की कटौती की गई है : 

(iii ) केन्द्रीय सरकार को संदत्त किए गए कर के ब्यौरे परिदत्त करेगा । 
( 3 ) स्रोत पर कर कटौती के लिए और कंप्यूटर माध्यम में तिमाही विवरणी तैयार करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति उप - नियम ( 2 ) . 

के उपबंधों के अतिरिक्त - 
(i) स्रोत पर काटे गए कर की इलैक्ट्रानिक विवरणी फाईल करना स्कीम, 2005 के, प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा अभिहित 


[ भाग - खण्ड 3( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ई- फाइलिंग प्रशासक द्वारा उपबंधित डाटा संरचना के अनुसार प्ररूप सं. 27क में घोषणा द्वारा समर्थित पेपर फार्मेट में 

तिमाही विवरणी तैयार करेगा । 
परंतु कंप्यूटर माध्यम में तिमाही विवरणी को तैयार करने के लिए उपयोग किए गए किसी कम्प्रीशन सॉफ्टवेयर के मामले में 
ऐसे कम्प्रीशन सॉफ्टवेयर को ऐसे कंप्यूटर माध्यम में भी देगा ; 
(ii ) स्त्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम स्थायी खाता संख्यांक, कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक 

और पता , अवधि जिसके लिए विवरणी है और उक्त कंप्यूटर माध्यम का जिल्द संख्यांक जहां उपयोग किए गए ऐसे 

माध्यम के एक से अधिक जिल्द है , में लेवल लगाएगा । " ; 
( छ ) नियम 31कख में , 

O " धारा 203कक या धारा 206ग की उपधारा ( 5) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट विहित आय - कर प्राधिकारी या ऐसे 
. प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति " शब्दों के स्थान पर " महानिदेशक, आय - कर ( पद्धति ) या महानिदेशक, आय- कर 

( पद्धति ) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति " शब्द और कोष्ठक रखें जाएंगे । 
( i ) " प्ररूप सं. 26 कध में विवरणी वित्तीय वर्ष के दौरान जिसको कर कटौती. या संग्रहण या संदाय किया गया है, आगामी 

15 जून तक दी जाएगी " शब्दों , अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर " धारा 203कक या धारा 206ग की उपधारा 
( 5 ) के दूसरे पंरतुक में निर्दिष्ट प्ररूप सं. 26कध में विवरणी वित्तीय वर्ष के दौरान जिसको कर कटौती या संग्रहण या 

संदाय किया गया है, आगामी जुलाई तक दी जाएगी " शब्द , अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ; 
( ज ) नियम 36क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 36क. नियम 37 और नियम 37क में उल्लिखित विवरणी महानिदेशक , आय - कर (पति) को या महानिदेशक आय- कर 

( पद्धति ) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या अधिकरण को दी जाएगी । "; 
( झ ) नियम 37 में "निर्धारण अधिकारी " शब्दों के स्थान पर " महानिदेशक , आय- कर ( पद्धति ) या महानिदेशक, आय- कर 

( पद्धति ) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या अधिकरण " शब्द रखें जाएंगे । 
( अ) नियम अक में , 

9 " प्ररूप 27 " शब्द और अंक जहां जहां आए हैं , के स्थान पर, " प्ररूप 2.74 " शब्द , अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; . 
( 2 ) "निर्धारण अधिकारी " शब्दों के स्थान पर " महानिदेशक, आय- कर (पद्धति ) या महानिदेशक, आय- कर ( पद्धति ), 

द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या अधिकरण " शब्द रखें जाएंगे; 
( ख ) भाग 6क में , 
( क ) नियम 37 में , "निर्धारण अधिकारी " शब्दों के स्थान पर " महानिदेशक, आय- कर ( पद्धति) या महानिदेशक , 

आय- कर ( पद्धति ) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या अधिकरण " शब्द रखें जाएंगे । 
( ख ) नियम अच के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , अर्थात् : 
" अच. नियम 373 में उल्लिखित विवरणी महानिदेशक , आय - कर ( पद्धति ) या महानिदेशक , आय- कर ( पद्धति ) द्वारा 

प्राधिकृत व्यक्ति या अधिकरण को दी जाएगी । "। 
( ग) अनुसूची 2 में , 
( क ) प्ररूप सं 16 में , 
• मद सं. 15 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत : स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : 

" isक शिक्षा उपकर 
Gi) मद सं. 17 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा 

" 17क संदेय योग्य कर ( 15 +15क - 16 ) 
( iii ) " कर कटौती और केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा के ब्यौरे " शीर्ष के अधीन सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी जाएगी , 
अर्थात् : 


क्रम 


अधिभार 


स्त्रोत 
पर कर 


शिक्षा 
उपकर 


कुल जमा | चेक /डिमांड बैंक शाखा | तारीख जिस | अंतरण 
कर रु. ड्राफ्ट सं . | का | पर कर जमा वाउचर 

( यदि कोई बीएसआर किया गया है 
. हो ) । कोड . ता./ मा ./ वर्ष | पहचान सं . 


कटौती 


चालान 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - Sc. 3(ü )] 


성 


कोड 


( ता ./ मा ./ वर्ष ) 


पहचान 
सं0 


Nav 


- 


( ख ) प्ररूप सं0 16क में “ संदाय कर कटौती और केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा कर के 
के अधीन सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् : 
क्रम संदत्त/ जमा संदाय / स्रोत । अधिभार शिक्षा | कुल चेक / डिमांड बैंक तारीख जिस | अंतरण 
। सं की गई जमा पर | रु0 उपकर जमा ड्राफ्ट सं . शाखा । पर कर जमा | वाउचर 
रकम की | कर 

कर ( यदि कोई 

किया गया है चालान 
तारीख | कटौती 

बीएसआर ( ता ./ मा ./वर्ष) पहचान 
रु० 

कोड 

सं० 


का 


रु० । 


- 


2 


- 


A 


- 


- - 


प्ररूप सं0 16कक में , 
(i ) मद सं . 13 के उपमद II के खंड ( ख ), के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित 
किया जाएगा, अर्थात् : 
__ “( ग ) धारा 88घ के अधीन 

815. .. . .. . .. . .. ... . .. .. रु० " 
( ii) मद सं . 14 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 14 ऊपर 13 में कर रिबेटों का कुल योग 
[I(छ) + II ( क) + II ( ख ) + II (ग ] 

___ 820 ........... ....... रु0 " 
. (iii ) मद सं. 15 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 15क . शिक्षा उपकर 

............... रु0 " 
( iv ) मद सं . 17 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात् : 
“17 . संदेय योग कर(15 + 15क - 16 ) 

841 . .. ... ....... ..... रु० " 
( v) " कर कटौती और केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा के ब्यौरे ", शीर्ष के अधीन 
तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका रखी जाएगी, अर्थात् : 


834... 


[ भाग - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्रम स्रोत । अधिभार शिक्षा | कुल जमा चेक /डिमांड बैंक शाखा | तारीख जिस 
सं पर कर 

उपकर कर रु० ड्राफ्ट सं . | का . पर कर जमा 
कटौती 

( यदि कोई | बीएसआर किया गया है | 

हो) | कोड ( ता./ मा . / वर्ष) 


रू० 


अंतरण 
वाउचर 
चालान 
पहचान 
सं० 


रु० 


- 


- 


- 


- 


2 


2 


- 


- 


( घ) प्ररूप सं . 27 का लोप किया जाएगा ; 

( ङ) प्ररूप सं. 27घ में , “ संदेय कर संग्रह और केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा कर के 
ब्यौरे " शीर्ष के अधीन सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात : 


क्रम प्राप्ति / प्राप्ति / स्रोत । अधिभार शिक्षा | कुल जमा | चेक / । बैंक तारीख जिस अंतरण 
सं विकलित विकलित पर कर रू० उपकर | कर रु0 डिमांड . शाखा का पर कर जमा वाउचर 
रकम | की | वसूली 

ड्राफ्ट सं . बीएसआर किया गया है चालान 
तारीख रु० 

( यदि कोई | कोड ( ता ./ मा./ वर्ष ) पहचान 

सं0 


रु० 


हो ) 


- 


- 


- 


- 


- 


R 


AL 


( च ) प्ररूप 27डथ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


M 


. AIMIM 


प्ररूप 
सं0 
27थ 
( 
धारा194ङ 
, 
धारा 
195 
, 
धारा 
196क 
* 
, 
धारा 
196ख 
, 
धारा 
196ग 
, 
धारा 
196घ 
, 
और 
नियम 
31क 
, 
नियम37क 
और 
नियम 
37ख 
देखिए 
) 


I . . 


आय 
- 
कर 
अधिनियम 
, 
1961 
की 
धारा 
200 
की 
उपधारा 
( 
3 
) 
के 
अधीन 
जून 
/ 
सितम्बर 
/ 
दिसम्बर 
/ 
मार्च 
( 
जो 
लागू 
हो 
उसे 
सही 
करे 
) 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
( 
वर्ष 
) 
को 
समाप्त 
होने 
वाली 
तिमाही 
के 
लिए 

अनिवासी 
को 
वेतन 
से 
भिन्न 
संदाय 
के 
संबंध 
में 
कर 
कटौती 
की 
तिमाही 
विवरणी 


1 
. 


( 
क 
) 


कर 
कटौती 
और 
संग्रह 
खाता 

ह 
खाता 
। 
संख्यांक 
( 
टैन 
) 
स्थाई 
खाता 
संख्यांक 
( 
पैन 
) 


( 
घ 
) 
निर्धारण 
वर्ष 


( 
ख 
) 


( 
ङ 
) 
इस 
तिमाही 
के 
लिए 
पूर्वतर 

कोई 
विवरणी 
फाइल 
की 
गई 
है 
( 
हां 
/ 
नहीं 
) 


( 
ग 
) 


वित्तीय 
वर्ष 


( 
थ 
) 
यदि 
( 
ङ 
) 
हां 
है 
तो 
मूल 
विवरणी 
का 

अंनतिम 
रसीद 
सं0 


2 
. 


कटौतीकर्ता 
( 
नियोजक 
) 
के 
ब्यौरे 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( 
क 
) 
नाम 
( 
ख 
) 
कटौतीकर्ता 
का 
प्रकार 
। 
( 
ग 
) 
शाखा 
/ 
प्रभाग 
( 
यदि 
कोई 
हो 
) 
( 
घ 
) 
पता 

फ्लैट 
नं0 
परिसर 
/ 
भवन 
का 
नाम 
सड़क 
/ 
मार्ग 
/ 
गली 
क्षेत्र 
/ 
अवस्थान 
टाउन 
/ 
नगर 
/ 
जिला 
राज्य 
पिन 
कोड 
टेलीफोन 
नं 
. 

ई 
- 
मेल 
* 
- 
01 
. 
04 
. 
2003 
के 
पहले 
स्रोत 
पर 
कर 
कटौती 
के 
संबंध 
में 
सुसंगत 


[ PART II - SEC . 3(ii )]] 


3. 


कर 
कटौतीके 
लिएउत्तरदायीव्यक्तिकेब्यौरे 


[ भाग 1 - खण्ड 3( i) ] 


(क)नाम ।(ख)पता 

फ्लैट 
नं0 
परिसर 
/ 
भवन 
का 
नाम सड़क/मार्ग/गली क्षेत्र/अवस्थान टाउन/नगर/जिला 
राज्य पिनकोड टेलीफोननं. ई-मेल 


Hamdame 


। 


4. 


करकटौतीऔरकेन्द्रीयसरकारकोजमासंदत्तकेब्यौरे 


क्रम|खंडस्रोत 
|अधिभार 
शिक्षा 
सं 
. 
| 
कोड 
| 
पर 
कर 
| 
रु 
. उपकर 

कटौती 


ब्याज रु. 


अन्य|कुलजमा|चेक/ 
डिमांड| 
बीएसआर 
| 
जमा 
की 
। 
अन्तरण करड्राफ्टसं.कोडतारीख वाउचर/चालान .(यदिकोई 

का 
क्रमसं 
.2 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


क्यास्रोतपरकर कटौतीखातामेंजमा 
की 
गई 
है 
? हां/नहीं 

(713) 


रु. 


| 
(701)| 
(702) 
| 
(703) 
|( 
704) 
| 
(705 
) 


(706 
)|( 
707 
) 


(708) 
|( 
709 
) 


| 


(710) 


(711) 


| 


(712)- 


.. 


.5. 


10 संदत्तरकमऔरउसपरकटौतीदारसेकरकटौतीकेब्यौरे (अनुसूचीदेखें) 


ITTER: 


ANHMMMMM 


सत्यापन 


- 
- 
- 
सत्यापित 
करता 
हूं 
कि 
उपर्युक्त 
दिए 
गए 
सभी 
ब्यौरे 
सही 
और 
पूर्ण 
हैं 
। 


स्थानः तारीखः 


स्रोत 
पर 
कर 
कटौती 
के 
लिए 
उत्तरदायी 
व्यक्ति 
के 
हस्ताक्षर 
स्रोत 
पर 
कर 
कटौती 
के 
लिए 
उत्तरदायी 
व्यक्ति 
का 
नाम 
और 
पदनाम 


LAT 


टिप्पण 
: 
- 
( 
1 
) 
कटौती 
कर्ता 
के 
प्रकार 
में 
“ 
सरकारी 
" 
। 
“ 
अन्य 
” 
प्रदर्शित 
करें 
। 

( 
2 
) 
सरकारी 
कटौती 
कर्ता 
स्थानांतरण 
वाऊचर 
के 
ब्यौरे 
दें 
; 
अन्य 
कटौती 
कर्ता 
बैंक 
में 
जमा 
के 
संबंध 
में 
चालान 
के 
ब्यौरे 
दें 
। 
( 
3 
) 
स्तंभ 
केवल 
सरकारी 
कटौती 
कर्ता 
से 
संबंधित 
है 
। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


12 
उपाबंध 
- 
स्रोत 
पर 
कर 
कटौती 
का 
कटौतीदार 
वार 
विघटन 
। 

( 
कृपया 
मुख्य 
प्ररूप 
27थ 
के 
क्रम 
सं 
. 
4 
की 
सारणी 
में 
प्रत्येक 
लाइन 
- 
मद 
के 
लिए 
पृथक 
अनुसूची 
का 
प्रयोग 
करें 
) 


( 
ता 
. 
- 
मास 
- 
वर्ष 
) 
को 
समाप्त 
होने 
वाली 
तिमाही 
के 
दौरान 
संदत्त 
जमा 
रकम 
और 
उस 
पर 
की 
गई 
कर 
कटौती 
के 
ब्यौरे 
जहां 
कर 
जमा 
किया 
गया 
है 
उस 
शाखा 
का 
बीएसआर 

कटौतीकर्ता 
. 
का 
नाम कोड 
तारीख 
जिसको 
कर 
जमा 
किया 
गया 
है 
( 
ता 
. 
- 
माह 
- 
सन् 
) चालानक्रम 
सं. 
धारा 
जिसके 
अधीन 
संदाय 
किया 
गया 
है 
उर्ध्वाधर 
रूप 
में 
स्तंभ 
725 
का 
कुल 
जिनकी 
कटौती 
की 
गई 
के 
बीच 
आवंटनीय 
कुल 
स्रोत 
पर 
कर 
कटौती 


ब्याज 


[ PART II - SEC. 3(ii)] 


अन्य 


|उपर्युक्तका 
कुल 


- 


- 


- 


- 


की 


कंपनी, 


क्रम 
|कटौतीदार 
कटौतीदार 
|कटौतीदार 
|संदाय 
| 
संदत्त/ 
जमा 
|पुस्तकस्रोत| 
अधिभार 
शिक्षा 
|कुलकर 
कटौतीकुल सं..कोड|का 
पैन 
का 
नाम 
।|जमा 
|की 
रकम 
| 
प्रविष्टियां 
| 
पर 
कर 
|| 
उपकर 
| 
( 
721 
+ 
722 
+723 
)|जमा (01-सं. 

कटौती 

|कर तारीख 

अन्यथा 02-कंपनी 

द्वारा सेभिन्न) 

संदत्त 


197367 / 65 - 2 . 


कटौतीकटौती|अकटौती/कम कीकीदरकटौतीके 
. तारीख 

लिए 
सकल किएजानेके कारण (यदिकोई 


रू० 


[ भाग 1 - खण्ड 3 ii) ] 


- 


- 


. . 


- 


. 


1 


(714)!(715)|(716) 


(717)-(718) 


- 


(719)।(720)7(721),(722)|(723) 


(724) 


(725)| 
(726)|( 
727) 


(728) 


- 


- 


- - 


. . 


2 


. 


- . 


- 


- . 


. . 


. 


. 


6 


- . .. - 


22 


10 


पल 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सत्यापन 


-----सत्यापितकरताहूंकिउपर्युक्तदिएगएसभीब्यौरेसहीऔरपूर्णहैं। 


. 


स्थानः 

स्रोतपरकरकटौतीकेलिएउत्तरदायीव्यक्तिकेहस्ताक्षर तारीखः 

स्रोतपरकरकटौतीकेलिएउत्तरदायीव्यक्तिकानामऔरपदनाम टिप्पणः *यदि“कमकटौती"याधारा197केअधीनकिसीप्रमाणपत्रकेलिए“अकटौती”केलिए"क"लिखें। यदिधारा197ककेअधीनअकटौतीकेलिएखाताघोषितहैकेलिए“ख”लिखें। यदिसकलकिएगएहो“छ”लिखें।"| 

[अधिसूचनासं.178/2005/फा.सं.142/4/2005-टीपीएल] 

डी.पी.सेमवाल,निदेशक(टीपीएल-III) टिप्पण:-मूलनियमअधिसूचनासं.का.आ.969(अ),तारीख26मार्च,1962द्वाराप्रकाशितकिएगएथे,औरअंतिमसंशोधनआय-कर 

(अठारहवाँसंशोधन)नियम,2005अधिसूचनासं.का.आ.903(अ),तारीख29-6-2005द्वाराकियागयाथा। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec. 3 ü )] 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th June, 2005 

INCOME - TAX 
S. O . 928 (E ) --- In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income- tax Act, 
1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules 
further to amend the Income tax Rules , 1962 , namely : 


the amendment 


1 . 


( 1) 


These rules may be called the Income tax ( 19th 
2005 . 


Amendment) Rules , 


( 2 ) 


They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette . 


2 . In the Income- tax Rules, 1962, - 

( A ) in Part VI, 


(a ) 


rule 31A shall be numbered as sub - rule (1) thereof and in sub - rule ( 1) as so 
numbered , 
(i) for the words the prescribed income tax authority or to the person 

authorised by such authority ", the words and brackets “ the Director 
General of Income- tax (Systems) or the person authorised by the 
Director General of Income- tax (Systems)” shall be substituted ; 
for the words, figures and letters " on or before the 30th April” , the 
words , figures and letters “ on or before the 15th June ” shall be 
substituted ; 


( b ) 


in rule 31A , after sub - rule (1 ), the following provisos shall be inserted , 
namely: 


“ Provided that the person responsible for deducting tax at source in the case 
of every office of Government and the principal officer in the case of every 
company responsible for deducting tax at source shall deliver or cause to be 
delivered such quarterly statements on computer media ( 3 . 5 " 1. 44 MB floppy 
diskette or CD - ROM of 650 MB capacity ) : 


Provided further that a person other than a person referred to in the first 
proviso , responsible for deducting tax at source , may at his option , deliver or 
cause to be delivered the quarterly statements on computer media ( 3 . 5 " 1. 44 
MB floppy diskette or CD -ROM of650 MB capacity ) : 


Provided also that a person responsible for deducting tax at source from the 
payments referred to in rule 37A shall furnish quarterly statements in 
accordance with the provisions of rule 37A and rule 37B . " ; 


(c ) 


in rule 31A , after the provisos to sub - rule (1 ) as so inserted , the following 
shall be inserted , namely: 


“ ( 2) The person responsible for deducting tax at source and preparing 
quarterly statements shall, 


. . . 


11. A 


IN LII 


. . 


. 


11 


d 


.Mid 


III 


H 


it 


:I 


l 


wilt. 


II. 11 


. 11. 


1 


ErikLEL 


• 


F 


i 


1 


| 


1 


. 


1 


: 1 


[ 2770 - 46 3(1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(i) quote his tax deduction and collection account number (TAN ) and 
permanent account number (PAN ) in the quarterly statement: 


Provided that the permanent account number shall not be required to be 
quoted where tax has been deducted by or on behalf of the Government; : . 


( ii ) quote the permanent account number of all persons in respect of 
whose income , tax has been deducted : 


Provided that the permanent account number shall not be quoted in respect of 
the persons to whom the second proviso to sub -section (5B ) of section 139A 
of the Act applies ; 


(iii) 


furnish particulars of the tax paid to the Central Government. 


. . . 


(3 ) The person responsible for deducting tax at source and preparing 
quarterly statements on computer media shall, in addition to the provisions in 
sub - rule ( 2 ), - 


(i) prepare the quarterly statement as per the data structure provided by 
the e-filing Administrator designated by the Board for the purposes of 
administration of Electronic Filing of Returns of Tax Deducted at Source 
Scheme, 2003 supported by a declaration in Form No .27A in paper format : 


Provided that in case any compression software has been used for preparing 
the quarterly statement on computer media , such compression software shall 
be furnished on the same computer media ; 


( ii) affix a label indicating name, permanent account number ,, tax 
deduction and collection account number and address of the person 
responsible for deduction of tax at source, the period to which the statement 
pertains and the volume number of the said computer media in case more than 
one volume of such media is used. " ; . .. 


(d ) 


rule 31AA shall be numbered as sub - rule (1 ) thereof and in sub - rule ( 1 ) as so 
numbered , for the words the prescribed income- tax authority or the person 
authorised by such authority " , the words and brackets the Director General of 
Income- tax ( Systems) or the person authorised by the Director General of 
Income- tax (Systems) ” shall be substituted ; 
in rule 31AA , after sub - rule ( 1), the following provisos shall be inserted , 
namely : 


(e ) 


“ Provided that the person responsible for collecting tax at source on behalf of 
Government and the principal officer in the case of every company 
responsible for collecting tax at source shall deliver or cause to be delivered 
such quarterly statements on computer media ( 3 . 5 " 1.44 MB floppy diskette or 
CD -ROM of 650 MB capacity ): 


Provided further that a person other than a person reſerred to in the ſirst 
proviso , responsible for collecting tax at source , may at his option , deliver or 
cause to be delivered the quarterly statements on computer media ( 3 . 5 " 1 . 44 . 
MB floppy diskette or CD -ROM of650 MB capacity ). " ; 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - SBc .30) 


in rule 31AA , after the provisos to sub - rule ( 1 ) as so inserted , the following 
shall be inserted , namely :- 


“ ( 2 ) The person responsible for collecting tax at source and preparing 
quarterly statements shall , 


(i ) quote his tax deduction and collection account number (TAN ) and 
permanent account number (PAN ) in the quarterly statement: 


Provided that the permanent account number shall not be required to be 
quoted where tax has been collected by or on behalf of the Government; 


(ii) quote the permanent account number of all persons in respect of 
whose income, tax has been collected ; 


( iii ) 


furnish particulars of the tax paid to the Central Government; 


( 3 ) The person responsible for collecting tax at source and preparing 
quarterly statements on computer media shall , in addition to the provisions in 
sub - rule ( 2 ), - 


( i) prepare the quarterly statement as per the data structure provided by 
the e - filing Administrator designated by the Board for the purposes of 
administration of Electronic Filing of Returns of Tax Collected at Source 
Scheme, 2005 supported by a declaration in Form No .27A 
in paper format: 


Provided that in case any compression sollware has been used for preparing 
the quarterly statement on computer media , such compression software shall 
be furnished on the same computer media ; 


( ii) affix a label indicating name, permanent account number , tax 
deduction and collection account number and address of the person 
responsible for collection of tax at source , the period to which the statement 
pertains and the volume number of the said computer media in case more than 

one volume of such media is used . " . 
(g ) in rule 31 AB , 


for the words, figures , letters and brackets “ The prescribed income- tax 
authority or the person authorised by such authority referred to in 
section 203AA or the second proviso to sub - section (5 ) of section 
206C “ , the words and brackets “ The Director General of Income- tax 
(Systems) or the person authorised by the Director General of 
Income- tax (Systems)” shall be substituted ; 


AL 


(ii) 


for this on June" 


for the words, figures and letters “ a statement in Form No. 26AS by 
the 15 June ” , the words, figures, letters and brackets “ a statement 
referred to in section 203AA or the second proviso to sub - section ( 5 ) 
of section 206C , in Form No. 26AS by the 31st July” shall be 
substituted ; 


(h ) 


for rule 36A , the following rule shall be substituted , namely : 


[ 9 


- 0453(ü ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


“ 36A . The returns referred to in rules 37 and 37A shall be furnished to the 
Director General of Income- tax ( Systems) or the person or agency authorised 
by the Director General of Income- tax (Systems)." ; . 


(i) 


in rule 37 , for the words “ Assessing Officer” , the words and brackets 
“ Director General of Income- tax (Systems) or the person or agency authorised 
by the Director General of Income- tax (Systems)” shall be substituted ; 


in rule 37A . 
(1) for the words and figures “ Form No. 27” , wherever they occur, the 

words, figures and letter “ Form No . 27Q ” shall be substituted ; 
( 2 ) for the words " Assessing Officer " , the words and brackets " Director 

General of Income-tax ( Systems) or the person or agency authorised by 
the Director General of Income- tax(Systems)” shall be substituted ; 


(B ) in Part VIA , 
( a ) in rule 37E , for the words “ Income-tax Authority " , the words and brackets 

“ Director General of Income- tax( Systems) or the person or agency 
authorised by the Director General of Income- tax(Systems)” shall be 
substituted ; 


( b ) 


for rule 37F , the following rule shall be substituted , namely : 


" 37F . The return referred to in rule 37E shall be furnished to the Director General 
of Income- tax (Systems) or the person or agency authorised by the Director General 
of Income- tax (Systems).”. 


(C ) in Appendix II, 
(a) in Form No. 16, 

(i) after item 15 , the following item shall be inserted , namely : 
“ 15A . Education Cess 

RS....... .." ; 
(ii ) for item 17 , the following item shall be substituted , namely : - . 
“ 17 . Tax payable ( 15 + 15A - 16 ) 

Rs. ..... ...."); 
(iii) for the table under the heading “ DETAILS OF TAX DEDUCTED AND 
DEPOSITED INTO CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT" , the 
following table shall be substituted, namely : 


of 


MACHAL 


TDS 
Rs. 


Total tax 


Cheque 


Date on 


Surcharge Education 
Rs. 

Cess 
Rs. 


Code 


. Rs. 


of 


No. ( if 
any ) 


Transfer 
which tax voucher / 
deposited Challan 
( dd /mm / yy ) | Identification 

No . 


Bank 
branch 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec. 3 ( ü ) ] 


(b ) In Form No. 16A , for the table under the heading “ DETAILS OF 
PAYMENT, TAX DEDUCTION AND DEPOSIT OF TAX INTO CENTRAL 
GOVERNMENT ACCOUNT" , the following table shall be substituted , namely : 


| S . 
No . 


Amount Date of 

paid / payment 
credited I credit 


TDS Surcharge | Education 
Rs. | : Rs. Cess 

Rs . 


Total tax Cheque 
deposited / DD 
Rs . No . (if 

any ) 


BSR 
Code 

of 
Bank 
branch 


Date on | Transfer 
which tax voucher / 
deposited Challan 
( dd /mm / w ) | Identification 

No. 


LA 


-- 


MMM . 


. . . . 


. 


. 


1 


. 


. 


. 


VW 


: LL 


(c ) in Form No. 16AA , 
(i) in item 13 , in sub - item II, after clause (b ), the following clause shall be 

inserted , namely : 
* ( c ) Under section 88D 

Sis Rs......... . 
( ii ) for item 14 . the following item shall be substituted , namely : 
" 14 . Aggregate of tax rebates at 13 above 
[18H+ Il (a )+ II(6 )+ II ( c) ] 

320 Rs........" 
( iii ) after item 15, the following item shall be inserted , namely : 
** 15A. Education Cess 

5.34 Rs.... . . : 


( iv ) for item 17 , the following item shall be substituted , namely: 
* 17. Tax payable ( 15 + 15A - 16 ) 

St1 Rs.... ... 


(v ) for the table under the heading " DETAILS OF TAX DEDUCTED AND 
DEPOSITED INTO CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT “, the following 
table shall be substituted , namely : 


ai HLHI S 


INI 


[ TI- Uu 3 (ii) ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


S . 
No . 


TDS Surcharge Education | Total tax 
Rs. | Rs. . Cess deposited 

Rs. · Rs. 


Cheque BSR 

/ DD | Code 
No. (if of 
any ) | Bank 

branch 


Date on | Transfer 
which tax voucher / 

deposited Challan 
( dd /mm /yy) | Identification 


No . 


MWA 


(d ) Form No. 27 shall be omitted ; 


(e ) in Form No . 27D , for the table under the heading “ DETAILS OF 
PAYMENT, TAX COLLECTION AND DEPOSIT OF TAX INTO CENTRAL 
GOVERNMENT ACCOUNT” , the following table shall be substituted , namely : 


- 


rs 
. 


TCS Surcharge 
Rs. Rs. 


No. 


Amount Date 
received 1 of 

receipt 
debited / debit 


Education 

Cess 
Rs. 


Total tax Cheque | BSR 
deposited DD Code 
Rs. No . ( if of 

any ) | Bank 

branch 


Date on 
which tax 
deposited 
(dd/mm / yy ) 


Transfer 
voucher / 

Challan 
Identification 

No . 


3 


w 


(1) After Form No. 27EQ , the following Form shall be inserted , namely : 


i 


*##*!! . ... 


# 


# 


21 


$M 


16 


*1# 


AM 


“FormNo.270 

[Seesections194E,195,196A*,196B,196C,196Dandrule31Aand37A] Quarterlystatementofdeductionoftaxundersub-section(3)ofsection200ofI.T.Act,1961inrespectofpaymentsotherthanSalarymadetonon-residentsforthequarter ended 
June/September 
/ 
December/March 
( 
tickwhich 
ever 
applicable). 
.. 
...... 
. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.( 
year) 1.(a)TaxDeductionandcollectionAccountNo.(TAN) 

(d)Assessmentyear (6)PermanentAccountNo.(PAN) 

(e)Hasanystatementbeenfiledearlier 

for 
this 
quarter 
( 
Yes 
/ 
no 
) (c)Financialyear 

(1)Ifanswerof(e)is Yes ,then 

ProvisionalReceiptNo.of originalstatement 


2. 


Particularsofthedeductor (a)Name (b)Typeofdeductor CC)Branchdivision(ifany) (d)Address 

FlatNo. Nameofthepremises/building Roadstreet/lane Area/location Town/City/District State Pin 
Code TelephoneNo. E-Mail 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


3.Particularsofthepersonresponsiblefordeductionoftax 

(a)Name (b)Address 

FlatNo. Nameofthepremises/building Road/street/lane Area/location Town/City/District State PinCode 
Telephone 
No 
. 

E-Mail RelevantinrespectofTaxDeductionofsourcebefore1-4-2003. 


(PART II — SEC. 3(ü )] 


4 
.Details 
oftax 
deductedandpaidto 
thecreditof 
Central 
Government: 


Sr 
. 
No 
. 


Section Code 


IDS|SurchargeEducation Rs. 
1Rs 
. 
Cess 
| 

Rs. 


Interest 

Rs 
. 


Others Rs. 


Total 
tax deposited 

Rs. 


Re 


Chequel 
BSR 
code DDNo. (ifany) 


1973G1/05 -- - 3 


Dateon 
Transfer 
Whether whichtaxvoucher/ 
Į 
TDS 
deposited 
Challan 
deposited serialNo?|bybook 

entry? 

Yes/No3 
711T 
712 
T713 


[ MT ]I - 4905 3(ii)] 


..704 


105 


706 


1 


707 


708 


709T 


710 


5.Detailsofamountspaidandtaxdeductedthereonfromthedeductees (seeannexure) 

VERIFICATION 
herebycertifythat 
allthe 
particulars 
furnished 
above 
arecorrect 
and 
complete. 
Place 
: 

Signature 
ofperson 
responsiblefor 
deductingtax 
atsource Date: 

Nameand 
designationof 
person 
responsible 
for 
deductingtaxat 
source 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Notes: (1)Indicatethetypeofdechuctor"Government”/“Others”. 

( 
2 
)Governmentdeductors 
to 
giveparticularsof 
transfervouchers,other 
deductorsto 
giveparticularsof 
challanNo 
. 
regarding 
depositinto 
bank 
. 
. ..(3)ColumnisrelevantonlyforGovernmentdeductors. 


I 


23 


18 


# DIHOHIN 1 N 1 FAINININ 


Annexure-Deducteewisebreak-upofTDS 

(PleaseuseseparateAnnexureforeachlineiteminthetableatS.No.4ofmainForm272) Detailsofamountspaid/creditedduringthequarterended 

(DD-MM-YYYY)andoftaxdeductedatsource 


NameofDeductor 


BSRcodeofthebranchwheretaxisdeposited Dateonwhichtaxdeposited(dd-mm-yyyy) ChallanSerialNo. Sectionunderwhichpaymentmade TotalTDStobeallocatedamongdeducteesasinthe vertificationofcol.725 Interst 


TAN 


NEN 


Other Totaloftheabove 


Sr.No. 


DeducteePANNameof 
DateofAmountPaidbyTDSSurcharge 
EducationTotaltaxTotaltaxDateof1RateReason code(01ofthethePayment/|paid/ 

book 

Cessdeducteddepositeddeduction whichfornon Company,deducteedeductee1Credit |creditedentryor 

(721+722 Rs. 

deducteddeduction/ 02-OtherRs.otherwise 

+723)Rs. 

lower 
than 

deduction/ Company) 

grossing 

up 

(ifany)* 71517161717 

718 

71917201721172217231724T725 
1726 
17271728 


1 


714 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


Total 


VERIFICATION ,herebycertifythatalltheparticularsfurnishedabovearecorrectandcomplete. 


1, 


Place 
: 
; 


Signatureofpersonresponsiblefordeductingtaxatsource Nameanddesignationofpersonresponsiblefordeductingtaxatsource 


Date: 


Notes: 

*Write"A"ifthe“lowerdeduction”or“nodeduction”isonaccountofacertificateunderSection197. Write“B”ifnodeductionisonaccountofdeclarationudnerSection197A. 

[NotificationNo.178/2005/F.No.142/4/2005-TPL]. Write“G”ifgrossinguphasbeendone. TheprincipalruleswerepublishedvideNotification No.S.O.969(E),datedthe26thMarch,1962andlastamended 

D.P.SEMWAL,Director(TPL-III) byIncome-tax(18thAmendment)Rules,2005videNotificationNo.S.0.903(E),dated29-6-2005. 


[PART II — Sec . 3( ü )] 


Note: 


[ भाग 


- खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 30 जून , 2005 


मा. 980 - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बाँडे, आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 206 की उपधारा ( 1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्रोत पर कटौती 
किए गए कर की विवरणियों को कागज प्ररूप में प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता 
है, अर्थात् : 
1. संक्षिप्त नाम , प्रारंभ और लागू होना 

( 1 ) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम “ स्रोत पर कटौती की गई कर की कागज रूप में विवरणियां 
फाइल करने के लिए स्कीम, 2005 है " | 
( 2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी । 
( 3) यह ऐसे सभी व्यक्तियों को लागू होगी, जो आयकर अधिनियम की धारा 206 की उपधारा 
( 2) के परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न हैं , और जिनसे धारा 206 की उपधारा ( 1 ) के 

अधीन स्रोत पर कटौती की गई कर विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है । 
2 . परिभाषाएं 


इस स्कीम में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , -- 


( 1) “ अधिनियम ” से आय - कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ; 


( 2 ) " अभिकरण " से अधिनियम की धारा 206 की उपधारा ( 1) के परंतुक में निर्दिष्ट कोई 
____ अभिकरण अभिप्रेत है; 
( 3) “ बोर्ड ” से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम , 1963 ( 1963 का 54 ) के अधीन गठित केन्द्रीय 


प्रत्यक्ष बोर्ड अभिप्रेत है ; . 
( 4) “ कटौतीकर्ता " से स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो 


इस स्कीम के अधीन स्रोत पर कर कटौती विवरणी प्रस्तुत करने के लिए पात्र है ; 


( 5 ) 


" ई - फाइलिंग प्रशासक " से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो बोर्ड द्वारा स्रोत पर कर 


1973G1/05-4 


. 


(6) 
(7) 


कटौती विवरणिणों को इलैक्ट्रोनिक रूप से फाइल करना स्कीम, 2003 के प्रयोजनों के 
लिए ई- फाइलिंग प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए अभिहित है ; 
“नियमों " से आय- कर नियम, 1962 अभिप्रेत हैं ; 
" स्रोत पर कर कटौती विवरणी ” से अधिनियम की धारा 206 की उपधारा ( 1) के अधीन 
फाइल की जाने वाली विवरणी अभिप्रेत है ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEc . 3( i) ] 


( 8) अन्य सभी शब्दों, उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं 

और अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं । 
स्रोत पर कर कटौती विवरणी तैयार करना और प्रस्तुत करना । 


3 . 


( 1) कटौतीकर्ता स्रोत पर कर कटौती विवरणी तैयार करने के लिए नियमों के अधीन विहित 
सुसंगत प्ररुपों का उपयोग करेगा । 
( 2 ) कटौतीकर्ता, स्रोत पर कर कटौती विवरणी तैयार करते समय अपना स्थायी खाता 
संख्यांक और कर कटौती तथा संग्रहण खाता संख्यांक तथा साथ ही ऐसे मामलों को 


छोड़कर, जिन्हें अधिनियम की धारा 139क की उपधारा (5ख) का दूसरा परंतुक लागू होता 


है , ऐसे सभी व्यक्तियों के , जिनके संबंध में उसके द्वारा कर कटौती की गई है, स्थायी 


खाता संख्यांकों को कोट करेगा । 


( 3) कटौतीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि नियमों के अधीन विहित स्रोत पर कर कटौती 


विवरणी के प्ररूप के सभी स्तंभों को सम्यक रूप से और ठीक - ठीक भरा गया है । 


( 4 ) स्रोत पर कर कटौतो विवरणी अभिकरण को प्रस्तुत की जाएगी । . 
4 . अभिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया । 

( 1) अभिकरण, कटौतीकर्ता से स्रोत पर कर कटौती विवरणी प्राप्त करेगा और उसमें 
कटौतीकर्ता के स्थायी खाता संख्यांक और कर कटौती तथा संग्रहण खाता संख्यांक और स्रोत 
पर कटौती किए गए कर के बैंक में निक्षेप और उन व्यक्तियों के , जिनसे कटौती की गई है , 
स्थायी खाता संख्यांकों के ब्यौरों की जांच करेगा । 
( 2) उस मामले में , जहां पैरा (1) में निर्दिष्ट सभी ब्यौरों को भरा जाता है, कटौतीकर्ता को एक 


रसीद जारी की जाएगी । 


( 3) स्रोत पर कर कटौती विवरणी प्राप्त करने के पश्चात् अभिकरण उसे अंकीयकृत करेगा | 
( 4 ) अंकीयकरण के पश्चात् स्रोत पर कर कटौती विवरणी को संबंधित निर्धारण अधिकारी को 
भेजा जाएगा, जो स्रोत पर कटौती किए गए कर को अभिलेख के रूप में रखेगा । 
( 5) जहां स्रोत पर कर कटौती विवरणी में उन व्यक्तियों के, जिनसे कटौती की गई है, स्थायी 
खाता संख्यांकों के ब्यौरे नहीं दिए गए हैं , वहां अभिकरण , कटौतीकर्ता को एक कमी संबंधी 
ज्ञापन इस अनुरोध के साथ देगा कि कमियों को उसकी प्राप्ति के सात दिन के भीतर दूर किया 


जाए । 


. . :: LUERINEERINNERIAL 


( YM II - QUS3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


WON 


WWW 


( 6) स्रोत पर कर कटौती विवरणी में कोई कमी न होने के मामले में , अंकीयकृत डाटा को ई . 
फाइलिंग प्रशासक को संप्रेषित किया जाएगा । 
( 7 ) जहां कटौतीकर्ता कमी संबंधी ज्ञापन में उपदर्शित कमियों को सात दिन के भीतर दूर नहीं करता 
है, वहां अभिकरण अंकीयकृत डाटा में उस पर पताका लगाकर ई- फाइलिंग प्रशासक को संप्रेषित 


करेगा । 


[sh 


Tİ. 179 /2005/ 91. Fİ. 142/ 4 /2005- zidget ] 

31. 7 . # 4910 , A2 ( etyge - III ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th June, 2005 

INCOME- TAX 
S.O . 929(E ). - In exercise of the powers conferred by the proviso to sub- section (1) 
of section 206 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ), the Central Board of Direct 
Taxes hereby frames the following scheme for furnishing of returns of tax deducted at 
source in paper format , namely : 


1. Short title , commencement and application , 


( 1) This scheme may be called the " Scheme for Furnishing of Paper Returns of Tax 
Deducted at Source, 2005 ” . 
( 2 ) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette. 
(3) It shall be applicable to all persons required to furnish returns of tax deducted at 
source under sub -section (1) of section 206 of the Income- tax Act , 1961, other than 
those referred to in the proviso to sub -section (2 ) of that section . 


2 . Definitions. 


In this Scheme, unless the context otherwise requires ,- . 


( 1) “ Act ” means the Income tax Act , 1961 (43 of 1961); 
(2) " agency " means the agency referred to in the proviso to sub- section ( 1) of 

section 206 of the Act and includes facilitation centers set up by such agency ; 
( 3 ) “ Board ” means the Central Board of Direct Taxes constituted under the Central 

Board of Revenues Act , 1963 (54 of 1963 ) ; 
( 4 ) “ deductor” means the person responsible for deduction of tax at source who is 

eligible to furnish TDS Retum under this Scheme; 
(5 ) " e - filing administrator ” means the officer who is designated by the Board to rict 

as e- filing administrator for the purposes of the Electronic Filing of Returns of 

Tax Deducted at Source Scheme, 2003; 
( 6 ) " rules ” means the Income- tax Rules, 1962 ; 
(7) “ TDS Return ” means a return to be filed under sub - section ( 1 ) of section 206 of 

the Act ; 
( 8 ) all other words and expressions used herein but not defined and defined in the 

Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec. 3( ü )] 


3 . Preparation and furnishing of TDS Return . 


(1 ) The deductor shall use the relevant Forms prescribed under the rules for 
preparing the TDS Return . 
( 2 ) While preparing TDS Return , the deductor shall quote his permanent account 
number and tax deduction and collection account number as also the permanent 
account number of all persons in respect of whom the tax has been deducted by him 
except in respect of cases to which the second proviso to sub -section (5B ) of section 
139A of the Act applies . 
( 3 ) The deductor shall ensure that all columns of the Forms of the TDS Return , 
prescribed under the rules, are duly and correctly filled in . 
(4 ) The TDS Return shall be furnished to the agency . 


4 . Procedure to be followed by the agency. 


1 


( 1 ) The agency shall receive the TDS Return from the deductor and check the same 
for the details of permanent account number and tax deduction and collection 
account number of the deductor, details of deposit of tax deducted at source in bank 
and the permanent account number of deductees. 
(2 ) In case all the details referred to in paragraph ( 1 ) above are filled in , a receipt 
shall be issued to the deductor. 
( 3 ) After receiving the TDS Return , the agency shall digitise the same 
(4 ) After digitisation , the TDS Returns will be sent to the concerned Assessing 
Officer who shall maintain the TDS Returns as record . 
(5 ) Where the details of the permanent account number of the deductees are not 
given in the TDS Return , the agency shall give a deficiency memo to the deductor 
with a request to remove the deficiencies within seven days of receipt of the same. 
( 6 ) In case there is no deficiency in the TDS Return , the digitised data shall be 
transmitted to the e - filing administrator. . . 
( 7 ) Where the deſiciencies indicated in the deſiciency memo are not removed by the 
deductor within seven days, the agency shall ſlag the same in the digitised data and 
transmit to the e- filing administrator. 


Notification No. 179 /2005/F . No. 142/4 /2005 - TPL ] 

D . P. SEMWAL , Director ( TPL - III) 


अधिसूचना 
as format, 30 TT , 2005 

( 3184 - ) 
211. 37 . 930 ( 29 ) . - hosta Riet the alb, 3774 - ch 3 FUH , 1961 ( 1961 Ch 43 ) AERT 


206ग की उपधारा ( 5क ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्रोत पर संगृहीत कर 


की विवरणियों को कागज प्ररूप में प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाता है, अर्थात् : 


1 . vifarat fra , yrih site are sti 


( 1 ) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम “ स्रोत पर संगृहीत कर की कागज रूप में विवरणी प्रस्तुत करने 


À faig ponta , 2005” 


[ भाग 


- खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 2 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी । 
( 3 ) यह स्कीम ऐसे सभी व्यक्तियों को लागू होगी जो आय- कर अधिनियम, 1961 की धारा 206ग 


की उपधारा (5खी के परन्तुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न हैं और जिनसे उस धारा की उपधारा 


( 5क) के अधीन स्रोत परं संगृहीत कर की विवरणियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है । 
2 . परिभाषाएं । 


इस स्कीम में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 


( 1) “ अधिनियम " से आय- कर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ; 
( 2) “ अभिकरण " से अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (5क ) के परंतुक में निर्दिष्ट 

कोई अभिकरण अभिप्रेत है ; 
( 3) “बोर्ड ” से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम , 1963 ( 1963 का 54) के अधीन गठित 

केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड अभिप्रेत है ; . . . 
( 4) " संग्रहणकर्ता " से स्रोत पर कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है , 

जो इस स्कीम के अधीन स्रोत पर संगृहीत कर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए पात्र है ; 
( 5) " ई- फाइलिंग प्रशासक " से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे बोर्ड द्वारा स्रोत पर संगृहीत 

कर विवरणियों को इलैक्ट्रोनिक रूप से फाइल करना स्कीम 2005 के प्रयोजनों के .. 

लिए ई - फाइलिंग प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए अभिहित किया गया है ; 
(6 ) "नियमों " से आय-कर नियम , 1962 अभिप्रेत हैं ; 
( 7) “ स्रोत पर संगृहीत कर विवरणी ” से अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा ( 5क ) के 

अधीन फाइल की जाने वाली विवरणी अभिप्रत है । 
अन्य सभी शब्दों, उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं 

और अधिनियम में परिभाषित हैं , वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं । 
स्रोत पर संगृहीत कर विवरणी तैयार करना और प्रस्तुत करना । . 
(1) संग्रहणकर्ता स्रोत पर संगृहीत कर विवरणी तैयार करने के लिए नियमों के अधीन 
विहित सुसंगत प्ररुपों का उपयोग करेगा | 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (ii )]] 


( 2) संग्रहणकर्ता, स्रोत पर संगृहीत कर विवरणी तैयार करते समय अपना स्थायी खाता 


संख्यांक और कर कटौती तथा संग्रहण खाता संख्यांक और साथ ही ऐसे सभी व्यक्तियों के , 


जिनसे उसके द्वारा कर का संग्रहण किया गया है, स्थायी खाता संख्यांकों को कोट करेगा । 


( 3 ) संग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि नियमों के अधीन विहित स्रोत पर संगृहीत कर 


विवरणी के प्ररूप के सभी स्तंभों को सम्यक रूप से और ठीक - ठीक भरा गया है । 


( 4 ) स्रोत पर संगृहीत कर विवरणी अभिकरण को प्रस्तुत की जाएगी । 


4 . अभिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया । 


( 1 ) अभिकरण, संग्रहणकर्ता से स्रोत पर संगृहीत कर विवरणी प्राप्त करेगा और उसमें 
संग्रहणकर्ता के स्थायी खाता संख्यांक और कर कटौती तथा संग्रहण खाता संख्यांक और स्रोत 
पर संगृहीत कर के बैंक में निक्षेप और उन व्यक्तियों के , जिनसे कटौती की गई है, स्थायी 
खाता संख्यांकों के ब्यौरों की जांच करेगा । 
( 2) उस मामले में , जहां पैरा (1) में निर्दिष्ट सभी ब्यौरों को भरा गया है, संग्रहणकर्ता को एक 
रसीद जारी की जाएगी । 
( 3 ) स्रोत पर संगृहीत कर विवरणी प्राप्त करने के पश्चात् अभिकरण उसे अंकीयकृत करेगा । 
( 4) अंकीयकरण के पश्चात् स्रोत पर संगृहीत कर विवरणी को संबंधित निर्धारण अधिकारी को 


भेजा जाएगा, जो स्रोत पर संगृहीत कर को अभिलेख के रूप में रखेगा । 


( 5) जहां स्रोत पर संगृहीत कर विवरणी में उन व्यक्तियों के , जिनसे संग्रहण किया गया है , 


स्थायी खाता संख्यांकों के ब्यौरे नहीं दिए गए हैं , वहां अभिकरण , संग्रहणकर्ता को एक कमी 
संबंधी ज्ञापन इस अनुरोध के साथ देगा कि कमियों को उसकी प्राप्ति के सात दिन के भीतर दूर 


किया जाए । 
( 6) स्रोत पर संगृहीत कर विवरणी में कोई कमी न होने के मामले में , अंकीयकृत डाटा को 


ई- फाइलिंग प्रशासक को संप्रेषित किया जाएगा । 
( 7 ) जहां संग्रहणकर्ता कमी संबंधी ज्ञापन में उपदर्शित कमियों को सात दिन के भीतर दूर नहीं 
करता है , वहां अभिकरण अंकीयकृत डाटा में उस पर पताका लगाकर ई - फाइलिंग प्रशासक को 


संप्रेषित करेगा | 


[ अधिसूचना सं . 180 / 2005 / फा . सं. 142/4/ 2005 - टीपीएल ] 

डी. पी. सेमवाल , निदेशक ( टीपीएल-III ) 


[ 477 II - Uus3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th June , 2005 

INCOME TAX 


S. O . 930 (E ) . - In exercise of the powers conferred by the proviso to sub - section 
(5A ) of section 206C of the Income- lax Act , 1961 (43 of 1961), the Central Board of 
Direct Taxes hereby frames the following scheme for furnishing of returns of tax 
collected at source in paper format , namely : 


1. Short title , commencement and application . 


( 1) This schememay be called the " Scheme for Furnishing of Paper Returns of Tax 
Collected at Source , 2005 ” . 
( 2 ) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette . 
( 3 ) It shall be applicable to all persons required to furnish returns of tax collected at 
source under sub -section (5A ) of section 206C of the Income- tax Act, 1961, other 
than those referred to in the proviso to sub -section (5B ) of that section . 


2 . Definitions. 


In this Scheme, unless the context otherwise requires, 


(1) “ Act” means the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ; 
(2 ) " agency ” means the agency referred to in the proviso to sub -section (5A ) of 

section 206C of the Act and includes facilitation centers set up by such agency ; 
( 3 ) “ Board “ means the Central Board of Direct Taxes constituted under the Central 

Board of Revenues Act, 1963 (54 of 1963) ; 
( 4 ) " collector " means the person responsible for collection of tax at source who is 

eligible to furnish TCS Return under this Scheme; 
( 5 ) . " e - filing administrator” means the officer who is designated by the Board to act 

as e - filing administrator for the purposes of the Electronic Filing of Returns of 

Tax Collected at Source Scheme, 2005 ; 
( 6 ) " rules" means the Income- tax Rules, 1962; 
( 7) “ TCS Return " means a return to be filed under sub -section (5A ) ofsection 206C 

of the Act; 
(8 ) all other words and expressions used herein but not defined and defined in the 

Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act . 


3. Preparation and furnishing of TCS Return . 


( 1 ) The collector shall use the relevant Forms prescribed under the rules for 
preparing the TCS Relurn . 
( 2 ) While preparing TCS Return , the collector shall quote his permanent account 
number and tax deduction and collection account number as also the permanent 
account number of all persons from whom tax has been collected by him . 
( 3 ) The collector shall ensure that all columns of the Forms of the TCS Retum . 
prescribed under the rules , are duly and correctly filled in . 
( 4 ) The TCS Return shall be furnished to the agency . 


26 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec.3 (Ü)] 


4 . Procedure to be followed by the agency . 


( 1 ) The agency shall receive the TCS Return from the collector and check the same 
for the details of permanent account number and tax deduction and collection 
account number of the collector, details of deposit of tax collected at source in bank 
and the permanent account number of the persons from whom tax has been 
collected . 
( 2 ) In case all the details referred to in paragraph ( 1 ) above are filled in , a receipt 
shall be issued to the collector. 
( 3 ) After receiving the TCS Return , the agency shall digitise the same. 
( 4 ) After digitisation , the TCS Returns will be sent to the concerned Assessing 
Onicer who shall maintain the TCS Returns as record . 
(5 ) Where the details of the permanent account number of the persons from who tax 
has been collected are not given in the TCS Return , the agency shall give a 
deficiency memo to the collector with a request to remove the deſiciencies within 
seven days of receipt of the same. 
(6 ) In case there is no deficiency in the TCS Return , the digitised data shall be 
transmitted to the e - filing administrator. 
( 7 ) Where the deficiencies indicated in the deficiency memo are not removed by the 
collector within seven days, the agency shall Mag the same in the digitised data and 
transmit to the e- filing administrator. 


Notification No. 180 /2005/F . No. 142/4 /2005 - TPL ] 

D . P. SEMWAL ,Director ( TPL - III) 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


